foreto 31- ( 1 )- 72 


REGISTERED NO . D - (D )-72 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


RFTIR TU 


TV 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

77 I - UT 1 
PART 6 Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


AVTT i 


184 
No . 184) 


furat, Hate, farat 22, 1975 /* ** 31, 1897 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22 , 1975/BHADRA 31, 1897 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging langiven to this part in order that it may be filed 

as a separate compllation 


MINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 

EXPORT TRADE CONTROL 

Now Delhi, the 22nd September 1975 
SUBJECT. - - Export against commodity grant of Rs. 20 million extended by the Government 

of India to the Government of Bangla Desh . 
No . 37-ETC (PN )/15. - Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice 
No . 3 -ETC (PN )/ 75, dated the 25th January , 1975 , on the above subject . In para I of the Public 
Notice the commodities and the ceilings upto which thosc commodities could be exported 
to Bangla Desh under the aforesaid grant have been detailed . The matter has been examinea 
and it has been decided to revise the list of the commodities and the ceilings upto which 
these will be allowed export as given below : 


JUU 


S .No . 


Item 


3 . 


Seite 
2 . Tobacco 

Boulders & Ballasts 
Timber 
Wheat, Paddy needs & other seeds 

Stones & boulders 
7. Other items to be specified 

TOTAL 


Amount 
(Rs, in lakhs) 

21:00 
60 . 00 
57. 29 

4 . 50 
30 . 00 
20 . 00 
7 . 21 


ท่ 


200 . 00 


( 1239 ) 


1240 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I SEC . 1 ) 


2 . It has also been decaled that the last date lor signing of the contracts andestublishment 
of lectors ot credit under this commodity giant may be extended froni the 301h June, 1975 , to 
the Ist D : cember , 1975 . The words " 30th June , 1975 " mentioned in para 4 of Public Notice 
N . . 3 - E IC (PN )/ 75 , dated the 25th January , 1975 may accordingly be substitted by the 
words " 31st December , 1975 ". 

B . D . KUMAR , 
. Chief Controller of Imports & Exports . 
वाणिज्य मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 
निर्यात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली , 22 सितम्बर , 1975 
विषय : --- भारत सरकार द्वारा बंगला देश की सरकार के लिए बढ़ाए गए 2 करोए 

__ रुपए के पण्यवस्तु अनुदान के मद्देनिर्यात । 

सं० 37 ई . टी . सी . ( पी . एन )/ 75 .--- उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की 
सार्वजनिक सूचना सं0 3- ई टी सी ( पी एन ) / 75 दिनाक 25 जनवरी 1975 की प्रार ध्यान 
आकृष्ट किया जाता है । इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका 1 में उक्त अनुदान के अन्र्तगत वे 
पग्यवस्तुएं और उच्चतम सीमाए जिस तक उन पण्यवस्तुमो का निर्यात किया जा सकता था , के 
विस्तृत ब्यौरे दिए गए है । मामले की पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि 
उन पण्यवस्तुमो और जिस उच्चतम सीमा तक उन के निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी उन की सूची 
को इस प्रकार परिशोधित किया जाए : --- 


धनराशि 
( लाख रुपए में ) 


संख्या 


- - - 


- 


-- - - 


- 


- -- 


1 . नमक 

तम्बाकू 
3. बोल्डर एवं ब्लास्ट्स 
4. इमारती लकड़ी 
5. गेहं , धान -बीज एव अन्य बीज 
6. पत्थर एवं गोला पत्थर 
7. विशिष्टकृत की जाने वाली अन्य मदे 


21 . 00 
60 . 00 
57 . 29 

4 . 50 
30 . 00 
20 . 00 
7 . 21 


कुल 


200 . 00 


2. इस बात का भी निश्चय किया गया है कि इस पण्यवस्तु अनदान के अन्र्तगत संविदा 
पर हस्ताक्षर करना और साख पत्र स्थापित करने की अन्तिम तिथि को 30 जून , 1975 से बढ़ा 
कर 31 दिसम्बर, 1975 कर दिया जाए । तदनुसार सार्वजनिक सूचना सं0 3-ई टी सी ( पी 
एन )/ 75 दिनाक 25 जनवरी 1975 की कंडिका 4 मे उल्लिखित “ 30 जून 1975 " शब्दों को 
“ 31 दिसम्बर 1975 " शब्दों द्वारा प्रति स्थापित किया जाए । 

बी०डी० कुमार, 
मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


